निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 458 ) 


14 भाद्र 1934 ( श० ) 
पटना, बुधवार, 5 सितम्बर 2012 


सं0 एम - 4 - 30 / 2012 - 9370 / वि0 ( 2 ) 

वित्त विभाग 


- - 


- - 


संकल्प 

5 सितम्बर 2012 
राज्य के सभी जिलों के लिये मानक गुणवता के सौर ऊर्जा संयत्रों की आपूर्ति / अधिष्ठापन में 
एकरूपता लाने के उद्देश्य से वित्त विभाग के संकल्प सं0 -1293 दिनांक 23 .02. 2007 द्वारा बिहार 
राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लि0 ( बल्ट्रोन ) को सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय के लिये राज्यक्रय 
संगठन नामित किया गया था । सम्यक विचारोपरान्त सौर ऊर्जा संयत्रों के अधिष्ठापन / आपूर्ति हेतु 
बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी ( ब्रडा), पटना जिन्हें सौर ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में विशिष्टता 
प्राप्त है एवं राज्य सरकार (ऊर्जा विभाग ) का एक सरकारी अभिकरण है , को बेल्ट्रोन के स्थान पर 
बिहार वित्त ( संशोधन ) नियमावली , 2005 के नियम - 129 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयत्रो के क्रय के 
लिये " राज्य क्रय संगठन " नामित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर , 
अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 458-571 + 200-डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


